निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 13 जुलाई 2015 


( सं0 पटना 810 ) 


लघु जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

1 जुलाई 2015 
सं० ल0ज0सं0 / नि0प्र0 / विविध- 28/ 15 - 3363 - मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग , 
मुजफ्फरपुर के पत्रांक - 642 दिनांक 24. 04. 15 द्वारा मो0 सफीरूद्दीन प्रशाखा पदाधिकारी, लघु जल 
संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु की गयी अनुशंसा के आलोक में मो0 
सफीरूद्दीन , प्रशाखा पदाधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र एवं कर्त्तव्यों से अतिरेक होकर पत्र सं0 - 637 
दिनांक 21 .04. 15 मुख्य अभियंता के बदले स्वयं अपने हस्ताक्षर से निर्गत किये जाने के गंभीर आरोप 
प्रतिवेदित होने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के 
नियम 2 ( झ ) एवं 9 ( 1 ) ( क ) के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया 
जाता है । 

___ 2 . निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय , मुख्य अभियंता कार्यालय , लघु जल संसाधन विभाग , 
भागलपुर होगा । 

3 . निलंबन अवधि में इन्हें मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
4 . विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है। 
5 . इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से , 

संजय कुमार, 
विशेष कार्य पदाधिकारी। 


अनुमोदन प्राप्त निर्गत किया होगा । । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 810 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


